सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या - 61 


6 पौष, 1938 ( श० ) 
राँची, मंगलवार , - 

27 दिसम्बर , 2016 ( ई० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 
25 नवम्बर, 2016 


संख्या -1/पी०-101/2014 का०- 9988 -- पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री सुधीर त्रिपाठी , भा.प्र. से . 
( झाः1985) को अगले आदेश तक अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण 
विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


2. यह पदस्थापन दिनांक 1 दिसम्बर, 2016 से प्रभावी होगा । 


संख्या-1/ पी०- 101/ 2014 का० - 9989 -- प्रमण्डलीय आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल , राँची के 
पद पर पदस्थापित डा० प्रदीप कुमार, भा .प्र . से . ( झाः1991) ( अतिरिक्त प्रभार - परीक्षा नियंत्रक , झारखण्ड 
प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद , प्रमण्डलीय आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग, प्रमण्डलीय 
आयुक्त, कोल्हान प्रमण्डल, चाईबासा ) अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ प्रमण्डलीय आयुक्त , 
संताल परगना प्रमण्डल, दुमका के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 27 दिसम्बर , 2016 
संख्या -1/ पी०- 101 / 2014 का०- 9990 -- निदेशक, राज्य शहरी विकास एजेन्सी (SUDA), झारखण्ड , 
राँची के पद पर पदस्थापित श्री राजेश कुमार शर्मा, भा . प्र. से . ( झाः2003 ) ( अतिरिक्त प्रभार -निदेशक , 
स्वच्छ भारत मिशन , झारखण्ड ) अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ निदेशक , नगरीय प्रशासन , 
झारखण्ड, राँची के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अखौरी शशांक सिन्हा , 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 61 -- 50 


